.. 


HSL 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 भाद्र, 1937 ( श० ) 
संख्या 31 राँची , बुधवार 

2 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 

__ विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 279 -286 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 

. 


निकले 


280 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 2 सितम्बर , 2015 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

13 अगस्त , 2015 
संख्या. प्र0 एवं ध्या . 05 / 13 . 95 8 वि0 स0 .. एतद द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय की 
अधिसूचना सं0 - प्र0 एवं ध्या - 05 / 13 - 9 16 दिनांक 7 अगस्त, 20 14 द्वारा झारखण्ड 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 25 3 के अधीन वर्ष 2 0 14 . 
15 के लिए गठित प्रश्न एवं ध्यानकर्षण समिति में श्री विनोद कुमार सिंह , स0 वि0 
स0 को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत 
किया जाता है | 


श्री विनोद कुमार सिंह , स0 वि0 स0 अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से अल्प संख्यक, पिछड़ा, कमजोर वर्ग कल्याण समिति , गैर सरकारी संकल्प 
समिति तथा आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति के सदस्य नहीं रहेगे | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 2 सितम्बर , 20 15 


281 


अधिसूचना 
14 अगस्त , 2015 


संख्या- ध्या0 एवं अना0 प्र0 - 0 3 / 2 0 15 - 12 2 5 / वि0 स0 . . एतद् द्वारा सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 4 मार्च, 2 0 15 को सदन 
में श्री राधाकृष्ण किशोर एवं अन्य स0 वि0 स0 की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान 
( रिम्स) , रांची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर 
सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद-विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जांच 
एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 
2 23 ( प) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा 
सचिवालय के अधिसूचना सं0 - ध्या0 एवं अना0 प्र0 - 03 / 15 - 14 2 / वि0 स0 , रांची दिनांक 
17 मार्च, 20 15 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल इससे संबंधित पूर्व की 
अधिसूचना संख्या-6 6 9 , दिनांक 16 जून , 2 0 15 एवं अधिसूचना संख्या- 10 0 4 दिनांक 
30 जुलाई , 2015 के क्रम में अगले एक माह अर्थात् दिनांक 13 सितम्बर , 2015 
तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

तेजनारायण पाण्डेय , 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


282 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 सितम्बर , 20 15 


अधिसूचना 
19 अगस्त , 2 0 15 


संख्या . आय. व्ययक ( बजट ) - 05 / 15 - 18 14 | वि0 स0 . . एतद द्वारा 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 16 मार्च, 
2 0 15 को झारखण्ड विधान सभा मे खाध सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग की अनुदान की माँग पर चर्चा एवं सरकार के उत्तर के आलोक मे झारखण्ड 
मे वर्ष. 2 0 14 - 15 मे नमक क्रय हेतु निकली गयी निविदा एवं उसके निष्पादन मे 
बरती गयी अनिमितताओं की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की 
प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम . 223 ( i) के तहत पत्रांक - 1248 , दिनांक 1 
अप्रैल, 15 द्वारा गठित एवं पत्रांक - 2 3 87, दिनांक 25 जून , 15 के क्रम मे विशेष 
समिति की अवधि का विस्तार दिनांक 31 अगस्त 2015 तक किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 2 सितम्बर , 20 15 


283 


अधिसूचना 
2 1 अगस्त , 2015 


संख्या- कार्य० . 20 / 2 0 15 . 18 69 । वि०स०.. एतद द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखंड विधान सभा की प्रक्रिया तथा 
कार्य संचालन के नियम . 223 (1) के अधीन अनुसूचित जनजाति , पिछड़ी आदिम 
जनजाति , अल्पसंख्यक विधालय एवं आवासीय विधालयों को आधुनिक सुविधाओं से 
युक्त करने एवं दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच हेतु सभा सचिवालय की अधिसूचना 
संख्या- 4 6 1, दिनांक 17 मार्च, 2 0 15 द्वारा गठित विशेष समिति ( प्रश्न ) को अगले तीन 
माह ( दिनांक 17 सितम्बर, 2 0 15 से 17 दिसम्बर, 2 0 15 ) तक के लिए विस्तारित 
किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखंड विधान सभा, रांची | 


284 


झारखण्ड गजट ( साधारण बुधवार , 2 सितम्बर, 2015 


श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , 

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय 


संकल्प 

8 जुलाई , 2015 
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नई पेंशन योजना के रूप में झारखंड 
राज्य में आदिम जनजाति पेंशन योजना लागू करने के संबंध में | 


विषय. 


संख्या-0 6/ सासु०( आदिम जनजाति)-05/ 2 0 15 277 - झारखंड राज्य प्रचुर मात्रा में 
खनिज संपदाओं और इसमें रहने वाले जनजाति आबादी से जाना जाता है राज्य में कुळ आबादी 
का लगभग 28 प्रतिशत जनजातियों का है, जो भारत वर्ष के कुल जनजाति , आबादी का लगभग 8 
प्रतिशत है झारखंड राज्य में 32 जनजातियाँ निवास करती हैं । जिनमें से कुल 9 जनजातियों को 
आदिम जनजाति समूह के रूप वर्गीकृत की गयी है इनमें असुर, बिरहोर , बिरजिया, हिल खरिया , 
कोरवा, माल पहाड़िया , परहिया, सौरिया पहाड़िया एवं झारखंड के आदिम जनजातियाँ है । 

झारखंड राज्य में रहने वाले आदिम जनजाति के परिवारों का जीवन स्तर के उत्थान हेतु 
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तर्ज पर 600/ - ( छः सौ) रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार की 
दर से नई पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव में दिनाक 17 जून, 2015 को मद संख्या-10 के 
रूप में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है । 

इस नई पेंशन योजना से लाभान्वित हेतु उपर्युक्त वर्णित जाति समूह के लिए 
निम्नांकित आर्हताएं निर्धारित की गयी है । 

1 लाभुक आदिम जनजाति समूह ( PTG) के उपरोक्त वर्णित जाति समूह के सदस्य हो । 
2 सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो । 

3 वे किसी सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो जिससे उन्हें 
नियमित मासिक आय की प्राप्ति हो रही हो । 

4 परिवार के विवाहित महिला को ही इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, यदि 
किसी परिवार में कोई विवाहित महिला न हो तो वैसी परिस्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से 
पेंशन राशि की स्वीकृति दी जाएगी । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 2 सितम्बर, 20 15 

285 
5 इस योजना में लाभान्वितों को आच्छादित करने के लिए बी०पी०एल० सूची में नाम 
तथा वार्षिक आय की सीमा में छूट रहेगी । 

झारखंड राज्य में 2 0 11 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की परिवारों की 
कुल जनसंख्या 648 07 बताया गया है. इस योजनान्तर्गत लाभुकों को चयन एवं पेंशन की स्वीकृति 
हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त कराया जायेगा. आवदेन पत्रों के 
जांचोपरांत अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे . 
अनुमंडल पदाधिकारी अपने से समीक्षोप्रांत उस आवदेन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करेंगे. स्वीकृति के 
उपरांत लाभुक को UID के माध्यम से स्थानीय बैंक डाक घर में खाता खुलवाकर खातों के 
माध्यम से उसकी पेंशन राशि 600/ -( छः सौ रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार भुगतान किया जायेगा | 

__ राज्य के सभी उपायुक्त अपने- अपने जिला में उपर्युक्त वर्णित आदिम जनजाति के 
परिवारों को चिन्हित कर परिवार के किसी विवाहित महिला अथवा विवाहित महिला न हो तो वैसी 
परिस्थिति में परिवार के मुखिया को लाभ दिया जायेगा. जिलों में चन्हित आदिम जनजाति के 
परिवारों की संख्या के आधार पर राशि आवंटित किया जायेगा । 
यह योजना झारखंड राज्य में निर्गत तिथि से लागू मानी जाएगी. 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

हव - आष्पष्ट ) 

अपर सचिव, 
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , 

झारखंड राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


286 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 2 सितम्बर , 2015 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं SAURABH पुत्र DAMODAR BHAGAT , शपथ पत्र सं० 8989 दिनांक 17 मार्च, 20 15 
के अनुसार SOURABH के नाम से जाना जाऊँगा | 

SAURABH एवं SOURABH दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


COMDT.,BSF , 
RESIDENT OF STC , 
QTR. NO . 5 , 
OFFICER COLONY , 
MERU CAMP , HAZARIBAGH 
SOLEMNLY DECLARE . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 3 1- 5 0 +200 | 


